निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 411 ) 


3 ज्येष्ठ 1935 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 24 मई 2013 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

29 अगस्त 2012 
सं0 - 3 / आ02 - 36 / 09 / 1040 — श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी - सह 
अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी सासाराम ( उत्तरी) - सह - प्रभारी पदाधिकारी , मध्याहन भोजन योजना समिति , रोहतास , को 
40 , 97400 रूपये सरकारी राशि की फर्जी निकासी से संबंधित आरोप में अधिसूचना संख्या 572, दिनांक 13.07. 2009 
द्वारा निलंबित कर संकल्प संख्या - 178 दिनांक 17.02. 2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई । 

दाधिकारी के पत्रांक 34 दिनांक 14.09. 2011 द्वारा प्राप्त अंतिम जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत 
पत्रांक 1237 दिनांक 26. 12. 2011 द्वारा श्री श्रीवास्तव से कारण पृच्छा की गयी । 

(iii) श्री श्रीवास्तव से प्राप्त कारण पृच्छा के उत्तर के समीक्षोपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी सासाराम से श्री 
श्रीवास्तव के विरूद्ध संचालित की गई विभागीय कार्यवाही से संबंधित सरकारी दस्तावेजों में हस्ताक्षर का नमूना जॉच 
हेतु मूल रूप में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया , जो अबतक अप्राप्त है । 
2. सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या 4638 / 2012 - अनिल कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च 
न्यायालय द्वारा दिनांक 4.04. 2012 को पारित आदेश एवं इस संदर्भ में श्री श्रीवास्तव से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में 
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव को निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

( ii) श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध संकल्प संख्या 178 दिनांक 17.02. 2010 द्वारा प्रारंभ की गयी विभागीय कार्यवाही 
पूर्ववत चलती रहेगी । 

( iii ) निलंबन अवधि के संबंध में विभागीय कार्यवाही के फलाफल के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा । 
(iv) निलंबन से मुक्त होने पर श्री श्रीवास्तव पदस्थापन हेतु प्रशासन निदेशालय में योगदान देगें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

__ राजेन्द्र राम, 
निदेशक ( प्रशासन ) - सह - अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 411 -571 + 100- डी०टी०पी० । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


